रोजस्ट्री सं . डी . एल . -33004/ 93 


REGD . NO . D. L .- 33004 / 93 


H 


SAiy 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


ciii 


भाग II - खण्ड 3 -- उप - खण्ड 
PART I!- - Section 3. -Sub -section 

प्राधिकार में प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 210] 
No. 210] 


नई दिल्ली, ब्रहस्पतिवार, अप्रैल 8, 1993/ चैत्र 18, 1915 
NEW DELHI , THURSDAY, APRIL 8. 1993 /CHAITRA 18, 1915 


- 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

खा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be field as a 

separate compilation 


- 


m - 


may 


+hatime - 


day 


. . 


जल - भतल परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 8 अप्रैल , 1993 
का . पा . 233 ( अ ). - जबकि, भारत सरकार के जल - भूतल परिवहन ( परिवहन पक्ष ) 
के दिनांक 9 अक्टूबर , 1990 की अधिसूचना संख्या का . प्रा . 771 ( ई ) द्वारा यूनाईटेड 
स्टीवेडर्स के प्रतिनिधि एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोचीन गोदी श्रमिक 
869 GI / 93 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II- SEC. 3 (i)] 


बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त श्री के . जे . हरश्चेल ने उक्त बोर्ड से दिनांक 22 जनवरी , 
1993 के अपने पत्र द्वारा त्यागपत्र दे दिया है । 


अब केन्द्रीय सरकार गोदी कामगार ( रोजगार का विनियमन ) नियमावली , 1962 
के नियम 4 के अनुसरण मे उक्त रिक्ति को अधिसूचित करती है । 

[ फा . सं . एल . बी .-13014/2/93-यू . एस . ( एल . )] 

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

( Transport Wing ) 

NOTIFICATION 

New Delhi. the 8th April, 1993 
S .O . 23311- ). - -Whereas Shri K . J. Herschel appointed as a member of the 
Cochin Dick Labour Board representing the United Stevedores Association , 
Cochin by the Notification of the Government of India , Ministry of Surface 
Transpori ( Transport Wing ) , No. S . O . 771 ( E ) dated the 9th October , 1990 
has resigned on 22nd January , 1993 froni membership of the said Board in his 
letter dated 22nd January , 1993. 

Now therefore , in pursuance of Rule 4 of the Dock Workers (Rugulation of 
Employinent) Rules, 1962 , the Central Government hereby notifies the said 
vacancy . 

[ No. LB- 130141293-T S( L ) ] 
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy. 


Printed by the Manager , Govt . of India Press, Ring Road , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 1993 


